रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/ 99 


REGD. No. D. L.-33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II-- Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, अक्तूबर 17 , 2000 / आश्विन 25 , 1922 
NEW DELHI, TUESDAY , OCTOBER 17 , 2000 /ASVINA 25 , 1922 


सं . 534 ] 
No . 534 ] 


= 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 अक्तूबर , 2000 

सं. 131 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 792( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 16 / 2000 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम संख्यांक 72 के सामने , स्तंभ ( 3 ) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी 
जाएंगी, अर्थात् : 

" निम्नलिखित के फीड ग्रेड 

(i ) एल लाइसाइन , 
( ii ) एल लाइसाइन मोनो हाइड्रोक्लोराइड , 
( ii ) डी एल मेथिओनाइन, और 
( iv ) मेथिओनाइन हाइड्राक्सी एनालोग । " 

[ फा . सं . 332 / 34 / 98 - टी आर यू ( पार्ट - II ) ] 

विवेक जौहरी, उप सचिव 
टिप्पण. - मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र , असाधारण, में अधिसूचना सं. 16/2000 - सीमा , क तारीख 1 . र्च, 2000 [ सा. का. नि. 

168( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना । 126 / 20c - सीमाशुल्क तारीख 
29 सितम्बर , 2000 [ सा . का. नि . 776 ( अ ) तारीख 29 सितम्बर, 2000 ] द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे । 


2815 : GI/ 2000 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th October, 2000 

No . 131/2000 - CUSTOMS 
G . S .R . 792( E ). — In exercise of the powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 25 of 
the Customs Act , 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary 
in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification 
of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) , No. 16 /2000 
Customs, dated the 1st March , 2000 , namely : 


In the said notification , in the Table , against S .No.72 , for the entries in column (3 ), the 
following shall be substituted , namely : - 
" Feed grade of - 

(i) L Lysine, 
(ii ) L Lysine mono Hydrochloride , 
(iii ) DL Methionine , and 
( iv ) Methionine Hydroxy Analog " 


[ F No. 332/34/98-TRU ( Pt.- II)] 

VIVEK JOHRI, Dy. Secy . 
Note : — The Principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide 
notification No. 16 /2000 -Customs, dated the 1st March , 2000 (G .S. R . 168 ( E ), dated the 1st March , 
2000 ] and was last amended vide notification No. 126/ 2000 - Customs , dated the 29 September , 
2000 [ G. S . R . 776( E), dated the 29 September , 2000 ]. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 अक्तूबर, 2000 

सं . 132 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का. नि . 793 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम 1975 1975 का 51 । के शीर्ष सं 14 के अंतर्गत आने वाले शोधित और अशोधित सभी 
प्रकार के खालो, त्वचा और चमडे पर , किन्तु इसके अंतर्गत चमडे के विनिर्माता नही आते हैं 
उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क मे वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके 
कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है , 


अत , अब केन्द्रीय सरकार उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ।1 । 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 
की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित रीति से संशोधन किया जायेगा, अर्थात्: 


उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 14 के सामने स्तभ 13 । 
की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 60 % " रखी जायेगी । 

[ फा . सं . 354 / 05 /2000 - टी. आर. यू. ] 

टी. आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th October , 2000 

No . 132/2000 - CUSTOMS 
G .S .R . 793 (E ). — Whereas the Central Government is satisfied that the export duty 
leviable on hides, skins and leathers , tanned and untanned, all sorts , but not including 
manufactures of leathers falling under Heading No. 14 of the Second Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1975(51 of 1975) should be increased and that circumstances exist which render it 
necessary to take immediate action ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 8 of the 
said Customs Tariff Act, the Central Government hereby directs that the Second Schedule to the 
said Customs Tariff Act shall be amended in the following manner , namely : 


In the Second Schedule to the said Customs Tariff Act, against Heading No . 14 , for the 
entry in column ( 3 ), the entry " 60 % " shall be substituted . 


[ E. No. 354 /05 / 2000 - TRU] 

T. R. RUSTAGI, Jt . Secy . 


अधिसूचना 
.. नई दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2000 

सं. 133 / 2000- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 794( अ ).- - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क 1962 | 1962 का 52 | की धारा 25 
की उपधारा 11 | द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित 
मे ऐसा करना आवश्यक है नीचे सारणी के स्तभ । 2 । मे विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम , 1975 1975 का 51 । की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं0 14 के अंतर्गत आने वाले मालो 
को , जब उनका भारत से बाहर निर्यात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उन पर 
उद्ग्रहणीय उतनी सीमाशुल्क से छूट प्रदान करती है जो उक्त सारणी के स्तभ 131 की तत्स्थानी 
प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट दर से सगणित रकम से अधिक है । 


कम सं 
| 1 | 


- 


| शुल्क की दर | 

| 3 | 
15 % 
10 % 
कुछ नहीं 


सारणी 
वस्तु का वर्णन 

21 
ई आई शोषित चमड़ा 
सर्प त्वचा 
बकरी भेड, और गोकुलीय प्राणी और उनके शावको के परिसज्जित 
चमडे 
मेमना फर त्वचा 

। क । वस्त्र चमडा फरदारस्वेड / वेश , स्वेड पर वेश / शेयरिंग स्वेड 
चमडा भारतीय मानक विनिर्देश 8170 के अनुसार । 
ख । फरदार चमडा 
ग । पशु ग्लू जिलेटिन के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में 

प्रयुक्त खालो और त्वचा के कर्तन और अपर्मासन । 
लगेज चमडा - पेटी खाल या साइड / सूट - केस / हैंड बैग लगेज / वेश 
बैग चमडा 


10 % 
कुछ नहीं 


कुछ नहीं 
कुछ नही 


25 % 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


15 % 


15 % 
25 % 
15 % 
15 % 


| औद्योगिक चमडा, अर्थात् - 

क । साइकिल सेडल चमडा 
ख । ।। । हाईड्रोलिक / पैकिंग / बेल्टिग / वाशर / चमडा 

ii । औद्योगिक हारनेस चमडा 
पिकिग बेड चमडा 
स्टप / काम्बिंग चमडा 
प्रकीर्ण चमडा, अर्थात् : 
क । जिल्दसाजी चमडा 
ख । स्काइवर चमडा 
ग । टाजिस्टर केस / कैमरा केस चमडा 
घरेलू पशुओ की फर, मेमना फर त्वचा को छोडकर 
जूते के उपर का चमडा, अर्थात्: 
क । बनवार चमडा 
ख । कट्टाई / रिलपर / सैडल चमडा 
| ग । कोम शोषित तल्ला चमडा 


कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
25 % 
कुछ नहीं 


11 


कुछ नहीं 
कुछ नही 
कुछ नहीं 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए " बकरी, भेड ओर गोकुलीय प्राणियाँ और उनके 
शावको के परिसज्जित चमडे ” से ऐसा चमडा अभिप्रेत है जो विदेश व्यापार विकास और 
विनिमियन । अधिनियम 1992 11992 का 22 । के उपबंधों के अधीन जारी की गई समय - समय पर 
यथा सशोधित तारीख 27 मई , 1992 की भारत सरकार के वाणिज्य मत्रालय की सार्वजनिक सूचना 
स 3 ई टी सी पी एन । / 92 - 99 मे विनिर्दिष्ट निबधनो और शर्तों के अनुरूप है । 


[ फा . सं. 354/ 05 / 2000 - टी. आर. यू. ] 

टी . आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th October, 2000 

No. 133 /2000 - CUSTOMS 


G . S. R . 794 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby exempts the goods specified in column (2 ) of the Table below and falling under Heading No. 
14 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 ( 51 of 1975 ) , when exported out of India , from 
so much of duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the amount 
calculated at a rate specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table . . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Table 
Description of Article 


Rate of duty 


No . 


( 3 ) 
15 % 
10 % 
Nil 


10 % 
Nil 


Nil 
Nil 


25 % 


( 2 ) 
E.I. tanned leather 
Snake skin 
Finished leather of goat, sheep and bovine animals and of their 
young ones 
Raw fur lamb skins 
( a ) Clothing leather fur suede/ hair , hair- on suede/ shearing suede 
leathers (as per ISI norms 8170 ) 
(b ) Fur leathers 
(c ) Cuttings and fleshing of hides and skins used as raw materials for 
manufacturing animal glue gelatin 
Luggage leather - case hide or side/suit case / hand bag luggage / cash 
bag leather 
Industrial leathers , namely : 
(a ) Cycle saddle leathers 
(b )(i) Hydraulic / packing / belting/ washer leathers 

(ii ) Industrial harness leather 
Picking band leathers 
Strap / combing leathers 

Miscellaneous leathers , namely: 
( a ) Book binding leathers 
(b ) Skiver leathers 
| ( c ) Transistor case / camera case leathers .. 
| Fur of domestic animals , excluding lamb fur skin 
Shoe upper leathers , namely : 
( a ) Bunwar leather 
(b ) Kattai/ slipper/ sandal leather 
(c ) Chrome tanned sole leather 


15 % 
15 % 
25 % 
15 % 
15 % 


Nil 
Nil 
25 % 
Nil 


11 . 


Nil 
Nil 
Nil 


Explanation .- For the purpose of this notification , “ finished leather of goat , sheep and bovine animals and of 
their young ones” means the leather which complies with the terms and conditions specified in the Public 
Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 3 /ITC ( PN )/92 - 97, dated the 27th May , 
1992 , as amended from time to time issued , under the provisions of the Foreign Trade (Development and 
Regulation) Act , 1922( 22 of 1992 ) . 


[ F. No . 354/ 05 / 2000-TRU] 

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2000 

सं . 134 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का.नि. 795 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का , उन बातों के सिवाय विखंडन करती है, जिनको ऐसे विखंडन 
से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , अर्थात : 

( 1 ) अधिसूचना सं. 334 /76 - सीमाशुल्क , तारीख 2 अगस्त, 1976 ; 
( 2 ) अधिसूचना सं. 6/ 81 - सीमाशुल्क , तारीख 6 जनवरी , 1981 ; 
( 3 ) अधिसूचना सं. 135 / 92 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 1992. 

[ फा. सं . 354/05 / 2000 -टीआरयू ] 

टी. आर . रुस्तगी , संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II ---SEC . 3( i)] 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 17th October, 2000 

No. 134 / 2000-CUSTOMS 
G . S .R . 795 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby rescinds following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) , except as respects things done or omitted to be done before such rescission , 
namely : 

(1) notification No. 334 / 76 - Customs dated 2nd August , 1976 ; 
(2) notification No. 6 /81- Customs dated 6th January , 1981; 
(3) notification No . 135/ 92 - Customs dated 1stMarch , 1992 . 


[ F. No . 354/05/ 2000 -TRI] 

T . R . RUSTAGI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2000 

सं . 135 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 796 ( अ ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 100 / 89 , सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1989 [ सा . का. नि . 315 ( अ ) , 
तारीख 1 मार्च, 1989 ] का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , 
( क ) सारणी में , क्रम सं . 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 
( ख ) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा । 

[ फा. सं. 354 / 05 / 2000 - टीआरयू ] 

टी . आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव 


टिप्पण . - मूल अधिसूचना , सं . 100 / 89 - सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1989 भारत के राजपत्र, असाधररण में सा . का . नि , 

सं . 315 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 1989 के अधीन प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 68/95 - सीमाशुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 [ सा . का. नि . 197 ( अ ), तारीख 
16 मार्च, 1995 ] द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th October, 2000 

No. 135 /2000 -CUSTOMS 
G .S . R . 796 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) , the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue) No. 100/89 -Customs dated 1st March, 1989 ( G . S. R 315 (E ) 


[ M II - 405 3 (1) ] . 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
dated 18 March , 1989), , namely : 

In the said notification , 
(a ) in the Table, the Sl. No . 12A and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(b ) The Explanation shall be omitted . 


[ F. No . 354 /05 /2000 - TRUJ 
T. R . RUSTAGI, Jt. Secy. 


Note :- The principal notification No. 100/ 89 -Customs dated 1st March , 1989 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide number G . S. R 315 ( E ) dated 15 March, 1989 and was last amended by the 
notification of the Ministry of Finance(Department of Revenue), No.68/95 -Customs dated the 16th March , 
1995 [ G . S.R . 197(E ) dated 16th March , 1995 ) . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 


